टिम्मी और टिन के 
डिब्बे का टेलीफोन ल्‍् जि 


फ्रैंकलिन ब्रैनली और एलेनोर 
चित्र: पॉल गैल्डोन 


टिम्मी और टिन के 
डिब्बे का टेलीफोन 


फ्रैंकलिन ब्रैनली और एलेनोर 
चित्र: पॉल गैल्डोन 


टिम्मी हमेशा की तरह जल्दी उठा. वह बिस्तर से 
उछला, खिड़की की ओर भागा और चिल्लाया. 
"किट, किट!" 

किट, टिम्मी की सबसे अच्छी दोस्त थी. 

वह बगल वाले घर में रहती थी. 


लेकिन किट की खिड़की खाली थी. वह कहाँ थी? 
"किट, किट!" 


इस बार वह और जोर से चिललाया. अभी भी उसे किट 
नहीं दिखी. फिर टिम्मी ने पुलिस की सीटी बजाई. 


0 | 


| 
0 6 


५ ' ९6 ७ ञ्र ॥ 8 ध्र तेज़ सीटी की आवाज़ 


। 
( )“शयह € 55 
अथ 


अब खिड़की में किट खड़ी थी - पर साथ में सभी 
पड़ोसी भी अपनी-अपनी खिड़कियों में खड़े थे. 


तभी घर में से पिताजी निकले. उनके हाथ में घास 
काटने वाली कैंची थी. 

"सुबह-सुबह तुम यह क्या कर रहे हो?" पिता ने तिरछी 
आँखों से देखा. 

टिम्मी ने कहा, "किट ने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए 
मैंने सीटी बजाई." 

"और उससे तुमने पूरे मोहल्ले को जगा दिया," पिताजी 
ने डांटते हुए कहा. 


टिम्मी नीचे भागा और बगीचे में किट से मिला. फिर वे दोनों गैराज की 
ओर गए. पिताजी उनके पीछे-पीछे गए. 

"देखो, इतनी सुबह अब और शोर मत मचाना?" 

"लेकिन जब में बाहर जाने के लिए तैयार होऊंगा तो फिर मुझे किट को 
उसके बारे में बताना ही होगा," टिम्मी ने कहा. 

"तो फिर तुम टेलीफोन का उपयोग क्‍यों नहीं करते?" पिताजी से पूछा. 
"टेलीफोन इसीलिए तो है." 

"लेकिन टेलीफोन से घर में सभी लोग जाग जाते." 

"तुम्हें असल में कया चाहिए," पिता ने कहा, "एक-दूसरे को बुलाने के लिए 
तुम्हें बस एक एक संकेत की ज़रुरत है. चलो हमे एक ऐसा ही संकेत 
बनाते हैं. हमें केवल डोरी के एक टुकड़े और कुछ घंटियों की आवश्यकता 
होगी." 

"घंटियाँ?" किट ने पूछा. 

"हाँ, साधारण घंटियाँ. जिन्हें हम क्रिसमस के समय सजावट के लिए 
उपयोग करते हैं." 


उन्होंने टिम्मी के कमरे में पलंग पर डोरी के एक लंबे टुकड़े का एक सिरा बाँध दिया. फिर 
उन्होंने पलंग और खिड़की के बीच डोरी से एक घंटी बाँध दी. टिम्मी ने डोरी को खिड़की से 
बाहर गिरा दिया. उसके बाद पिता और किट नीचे गए और वे डोरी को बगीचे के पार ले गए. 


पिता ने किट को डोरी का एक छोटा टुकड़ा 
दिया. उन्होंने कहा, "अब तुम ऊपर जाओ और 
इस डोरी को अपनी खिड़की से नीचे लटकाओ." 


किट ने डोरी नीचे लटका दी. फिर पिताजी 
ने दोनों ट्रकड़ों को एक-साथ बांध दिया. 
फिर किट ने डोरी को ऊपर खींचा. उसने 
अपने कमरे में डोरी से एक घंटी बाँधी और 
उसके बाद डोरी को एक कुर्सी से बाँध दिया. 


टिम्मी ने डोरी खींची. 
टन! टन! टन! 
टन! टन! टन! 


अगली सुबह, टिम्मी हमेशा की तरह जल्दी 
उठा. वह बिस्तर से उछलकर खिड़की की 
ओर भागा. उसने घंटी की डोरी खींची. 


टन! टन! टन! 

टन! टन! टन! 

किट खिड़की पर थी. "मैंने उसे सुना. मैंने 
घंटी को सुना," वह पूरे ऑगन में चिल्लाई. 
"चलो अपनी बाइक पर बाहर घूमने चलें," 
टिम्मी ने चिल्‍्लाकर कहा. 


तभी पिताजी तेज़ी से बाहर आये. उनके हाथ में 
बगीचे का पानी का पाइप था. पाइप उनके पीछे-पीछे 
घिसट रहा था. 

पिताजी चिल्लाए, "उस शोर को बंद करो. देखो तुमने 
सभी पड़ोसियों को जगा दिया है। अगर तुम्हें बात 
करनी है तो नीचे आकर बात करो." 


एक मिनट में वे सभी बगीचे में थे. "क्या तुम्हारी 
घंटियों ने काम नहीं किया?" पिताजी ने पूछा. 

"हाँ उन्होंने काम किया, लेकिन हमें बात करने की भी 
ज़रूरत है." 


"किसी और को अपनी बात सनाए बिना भी एक- पिताजी ने पाइप के दूसरे सिरे से नोजल को हटा दिया. 
दा हो गाता कण का हा ताक 0. गानों हा "देखो, टिम्मी तुम उतनी दूर जाओ जब तक पाइप खींचे नहीं. 


पाइप का एक सिरा उठाया. "क्या तुम जानते हो उसके बाद पाइप का एक टेलीफोन की तरह उपयोग करो." 


कि तुम इस पाइप के माध्यम से बात कर सकते टिम्मी दूर चला गया. 
हो? उसे अपने कान के पास रखो, किट." "हैल्लो, किट क्या तुम मुझे सुन सकती हो?" 
किट काफी आश्चर्यचकित लग रही थी. 


"हां टिम्मी, मैं तुम्हें सुन सकती ह्‌! ! 


पिताजी हँसे. "बेशक तुम सुन पाओगी. तुम्हारी आवाज़ किट हंसी. "आप हमारी मदद नहीं कर पाएंगे." 


जग ता गा आओ गा "देखो हम असली टेलीफोन नहीं बनाएंगे. असली 
यानि नली के अंदर हवा कंपन करती है. जब वे कंपन टेलीफोन को बिजली की जरूरत होगी. लेकिन हम 
तुम्हारे कान तक पहुंचते हैं, तब तुम आवाज़ सुनते हो." एक काम करने वाला टेलीफोन ज़रूर बना सकते हैं," 
पिताजी ने कहा. "इस बार हम कंपन को ले जाने के 
2 लिए एक डोरी का उपयोग करेंगे. हमें बस दो कागज़ 
न, कु के कप और कुछ कीलें चाहिए." 


। “- "__ पैक 
:॥ 2 लक 


सम. “ 
( है. 


स्स्््ज्ज्ज्ज्र 


"अब मेरी बारी है," किट ने कहा. 
"मैं भी तुम्हें सुन सकता हू " टिम्मी चिल्लाया. 
"चलो इस पाइप को अपने कमरे तक ले जाएं." 


"नहीं," पिताजी ने कहा. "मैं अभी पाइप का के कद कै 
उपयोग कर रहा हूं लेकिन मैं एक टेलीफोन >- 
बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा." | 


। 


जब टिम्मी कप और कीलें लेकर वापस आया, तो 
किट और पिताजी पिछली सीढ़ियों पर बैठे थे. 
उन्होंने दोनों घरों के बीच की दूरी से थोड़ा अधिक 
लंबा डोरी का एक टुकड़ा काटा. 

"यहाँ बैठो, टिम्मी," पिताजी ने कहा. "कपों को उल्टा 
कर दो. अब उनके पेंदों के बीच में कील से एक-एक 
छेद करो." 


पिताजी की मदद से टिम्मी ने डोरी के एक सिरे को एक 
छेद में धकेल दिया. फिर उसने उसमें कई गांठें लगाई. 
पिताजी ने कहा, "वे गांठें इतनी मोटी होनी चाहिए जिससे 
कि डोरी खिंचकर बाहर न निकले." 

वे इंतजार करते रहे जबकि किट ने डोरी का दूसरा सिरा 
अपने कप में पिरोया और उसमें कुछ गांठें लगाई. 

"बहुत बढ़िया," पिताजी ने कहा. "देखो अब तुम्हारा 
टेलीफोन बन गया है." 


ही 
| प । । 
है | बबेी 
६ 


"यह टेलीफोन जैसा तो बिल्कुल नहीं दिखता है." 
टिम्मी ने हंसते हुए पूछा, 

"क्या हम सच में इसके माध्यम से सुन सकेंगे?" 
"कोशिश करो," पिताजी ने कहा. 

"हेलो, किट." 


"हैलो, टिम्मी." 
"एक-एक करके बोलो," पिताजी ने सुझाव दिया. 

किट ने अपने कप को मुंह के पास रखा और वो बोली. 
टिम्मी ने कप को अपने कान के पास रख लिया. 
उन्होंने कहा, "हम एक-दूसरे के बहुत करीब हैं." 

"मैं तुम्हारी आवाज़ बिना किसी 
टेलीफ़ोन के भी सुन सकता हूँ." 


ह्रमामाभणाणा >> 
.... व ायानादइम्याद सनक म मम क । ९ ## कक 5 कप 
4 स्‍ँ 
कह | 
ऐप छ्ड | है 
९ १५ ल्टा / बज रे 
् | हि रद है: हे री 
ज+ाह कि नाश »«»मभझ नम पक... ि डे 
3... हि ॥ 
्क॑, 30 ० .« एज "ज़रा जोर से बोलो," टिम्मी चिललाया. "अब में तुम्हें सुन 
2 | रा (६७ देरु, '#3 78 नहीं मे 
) // [8 १/ (// /</0(/ नहीं सकता. 
पिताजी ने किट को बुलाया. "देखो, डोरी घर को छू रही 
किट घर के कोने के पास चली गई है. जब डोरी किसी भी चीज़ को छुएगी तो फिर वो कंपन 
और नज़रों से ओझल हो गई. नहीं करेगी. जाओ आँगन में जाओ और वहां जाकर इसे 


आजमाओ." 


किट तब तक चलती रही जब तक कि डोरी कसकर खिंच 
नहीं गई. 


"क्या अब तुम मुझे सुन सकते हो?" उसने कप में पूछा. 


"हु, यह टेलीफोन काम करता है!" टिम्मी बड़ा उत्साहित था. 


लेकिन जैसे ही वह कप को अपने मुँह के पास लाया, डोरी 
कप के छेद में से बाहर निकल गई. 


"ओह, हमारा टेलीफोन टूट गया," टिम्मी ने कहा. "कुछ 
देर इंतज़ार करो. में जल्दी से दूसरा कप लेकर आता हू." 


पिता ने उसे रोका. "कोई बात नहीं. चलो अब हम एक 
ऐसा टेलीफोन बनाएंगे जो इतनी आसानी से ख़राब नहीं 
होगा. इस बार हम दो टिन के छोटे डिब्बों का उपयोग 
करेंगे. यह सुनिश्चित करना की डिब्बा ऊपर से खुला हो. 
हमें दो अच्छे आकार के बटनों की भी ज़रुरत होगी. हम 
डोरी के पहले वाले टुकड़े का ही उपयोग करेंगे." 


| 0 है 
(५ “' ९४ ;। । 2; हम 
है. 27 कह 28 
। कि 
है न 
! > कक पु च्ां 


लंबी कील से पिताजी ने प्रत्येक डिब्बे के पेंदे के बीच में एक-एक छेद किया. 
उन्होंने अंदर से ठोका और छेद के खुरदरे किनारों को हथौड़े से चपटा कर दिया 


टिम्मी ने डोरी का एक सिरा छेद में डाला 
ताकि वह डिब्बे के अंदर से बाहर आ जाए. "अब डोरी में एक गॉठ लगाओ," पिता ने कहा. किट 


फिर उसने डोरी को बटन के छेट में पिरोया. ने अपने डोरी के सिरे के साथ भी वैसा ही किया. 


"चलो इस टेलीफोन को घर में ले जाकर आज़माएँ," पिताजी उसे बगीचे के पार ले गये. 


टिम्मी ने सुझाव दिया. उन्होंने टिम्मी की खिड़की की ओर देखा. 
किट डिब्बे और डोरी को अपने कमरे तक ले गई. "डोरी नीचे लटकाओ, टिम्मी," पिताजी चिललाए, 
उसने एक डिब्बा पिताजी की ओर लटकाया. "और मैं डिब्बे को उससे बाँध दूँगा." 


टिम्मी ने डिब्बा खींच लिया. वह तब तक 
पीछे हटा जब तक कि उसके घर और किट 
के घर के बीच की डोर तन नहीं गई. 


"हां, हा! बिल्कुल 
असली टेलीफोन 
की तरह | 


अगली सुबह, टिम्मी हमेशा की तरह जल्दी उठा. 


वह बिस्तर से उछलकर खिड़की की ओर भागा. 
उसने किट की घंटी बजाने के लिए डोरी खींची. 


टन! टन! टन! 


टन! टन! टन! जवाब आया. 


(/(./ 4] 
| 
को >>) ु के 


आर ०] 


टिम्मी ने अपने टेलीफोन पर धीरे से बात की. 
"हेलो, किट. चलो हम बाइक पर बाहर घूमने निकलें." 


"नहीं, ज़रा रुको, पहले अपने टेलीफोन पर कुछ देर बात करें," 
उसने किट को कहते सुना. 


तभी पिताजी आये उनके हाथ में पत्ते इकट॒ठे करने वाला एक 
पंजा था. पिताजी मुस्कराने लगे. टिम्मी अपनी खिड़की में 
था. किट अपनी खिड़की में थी. बाकी सब लोग सो रहे थे. 


लेखक के बारे में 


डॉ. फ्रैंकलिन एम. ब्रैनली सभी उम्र के युवाओं के लिए उत्कृष्ट विज्ञान 
पुस्तकों के लेखक के रूप में जाने जाते हैं. 

डॉ. ब्रैनली न्यूयॉके शहर में द अमेरिकन म्यूजियम - हेडन प्लैनेटोरियम 
के चेयरमैन और खगोलशास्त्री हैं. वह तारामंडत्र की शैक्षिक सेवाओं के 
निदेशक हैं, जहां सभी उम्र के लोग खगोल विज्ञान, नेविगेशन और मौसम 
विज्ञान में लोकप्रिय पाठ्यक्रम सीखने आते हैं. उन्हें खगोल विज्ञान के 
सभी चरणों और राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में रुचि है, और वह इन विषयों 
में युवाओं, वयस्कों ओर शिक्षकों को गाइड करते हैं. 

डॉ. ब्रैनली ने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय और न्यू 
पाल्टज़ में न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई की है. वह अपने 
परिवार के साथ न्यू जर्सी के व॒डक्लिफ लेक में रहते हैं. 


कलाकार के बारे में 

पॉल गैल्डोन न्यूयॉर्क के रॉकलैंड काउंटी में एक बड़े घर में रहते हैं. उनकी 
ज़मीन पर से दो झरने बहते हैं जिनमें ट्राउट मछलियां हैं. वहां उनके दो 
बच्चों और उनके कई पालतू जानवरों के लिए पर्याप्त जगह है. मिस्टर 
गैल्डोन का जन्म बुडापेस्ट, हंगरी में हुआ था, वे चौदह वषे की उम्र में 
अमरीका में आए थ. उन्होंने न्यूयॉर्क में आर्ट स्टूडेंट्स लीग में अध्ययन 
किया. उन्होंने तमाम पुस्तकों के साथ-साथ कई पोर्ट्रेंट पेंटिंग का भी 
चित्रण किया है. 


